8 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 चैत्र , 1944 ( श ० ) 


संख्या - 9 

9 राँची , 


बुधवार 


30 मार्च , 2022 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


- 


} 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 60- 68 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश | 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए. , आई.एस - सी . , बी.ए , 
बी.एस.सी. , एम.ए. , एम.ए.सी . , लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस. , बी.सी.ई. , डिप ० - इन - एड . , 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1 - ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ , परीक्षाफल आदि । 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 
' भारत गज़ट ' और राज्य गजटों से उद्धरण । 


भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग - 5 - झारखण्ड विधान - सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग - 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 9- विज्ञापन 
भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक- 


7 


... 


पूरक " अ " 


... 


61 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 30 मार्च , 2022 


1 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


> 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
22 फरवरी , 2022 


संख्या -1 / विविध -828 / 2019 का०-1026 - श्रीमती गरिमा सिंह , भा.प्र.से. ( झाः 2016 ) , नगर आयुक्त , 


> 


नगर निगम , हजारीबाग को 


1 . 


अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत 
दिनांक 07.02.2022 से 26.02.2022 तक कुल 20 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा 
उक्त अवधि के मध्य में निजी व्यय पर दिनांक 19.02.2022 से 24.02.2022 तक कुल 06 दिनों 
के लिए विदेश ( मालदीव ) की यात्रा हेतु Ex - India Leave की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


2 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 30 मार्च , 2022 


62 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
22 फरवरी , 2022 


- 


संख्या -4 / नि ० सं०-12-04 / 2019 का . - 1017 - श्री वैभव कुमार सिंह , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 53/20 , 
गृह जिला - पटना ) अंचल अधिकारी , सारवाँ , देवघर द्वारा दिनांक 27.06.2021 से 06.08.2021 तक 
( कुल -41 दिन ) उपभोग किये गये अवकाश अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 
248 के तहत् उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


> 


जागो चौधरी , 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
11 मार्च , 2022 


> 


संख्या -1 / विविध -804 / 2020 का०-1576 - श्री सतीश चन्द्र चौधरी , भा.प्र.से. ( झाः 2012 ) , अपर 
सचिव , योजना एवं विकास विभाग , झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली , 1955 के 
नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 05.01.2022 से 13.01.2022 तक कुल 09 दिनों के 
लिए रूपान्तरित अवकाश ( अर्थात 18 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश ) की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार , 


सरकार के अवर सचिव । 


63 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 30 मार्च , 2022 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
15 मार्च , 2022 


संख्या -1 / विविध -817 / 2021 का०-1698 -- श्री दीपांकर चौधरी , भा.प्र.से. ( झाः 2020 ) , सहायक 
दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता , दुमका को . 

निजी कारणों से निजी व्यय पर दिनांक 01.04.2022 से 14.04.2022 तक विदेश ( फ्रांस एवं 
बेल्जियम ) की यात्रा की अनुमति तथा 


1 . 


2 . 


अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत 
दिनांक 01.04.2022 से 14.04.2022 तक कुल 14 दिनों के उपार्जित अवकाश ( Ex - India Leave ) 
की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 30 मार्च , 2022 


64 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं RABINDRA PRASAD SAHU , ABHASH KUMAR ( अन्य नाम LAXHMI NARAYAN 
SAHU ) का पिता शपथ पत्र सं ० 6197 , दिनांक 18 नवम्बर , 2021 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा 
पुत्र ABHASH KUMAR ( जन्म तिथि - 13 अगस्त 2005 ) के नाम से जाना जायेगा । 

ABHASH KUMAR एवं LAXHMI NARAYAN SAHU दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


D.A.V. SCHOOL ROAD , 
ANANDPUR , DUNDURIYA , GUMLA , 
P.O. & P.S. - GUMLA 
DIST- GUMLA , 


PIN - 835207 


- 


JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं DIPAK SINGH , YASHVARDHAN SINGH ( अन्य नाम DEVANSH SINGH ) का पिता 
शपथ पत्र सं ० 199 , दिनांक 28 फरवरी , 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र 
YASHVARDHAN SINGH ( जन्म तिथि - 25 अगस्त 2010 ) के नाम से जाना जायेगा । 

YASHVARDHAN SINGH एवं DEVANSH SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


VILL- CHACHGURA , 


P.O .- GARGAON , 
P.S. - ITKI , 
DIST- RANCHI , 


PIN 


835202 


- 


JHARKHAND 


65 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 30 मार्च , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SANJIT KACHHAP अन्य नाम MAX KACHHAP पिता BHANDWEL KACHHAP , 
शपथ पत्र सं ० 72 , दिनांक 2 मार्च , 2022 के अनुसार SANJIT KACHHAP के नाम से जाना जाऊँगा । 

SANJIT KACHHAP एवं MAX KACHHAP दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


VILL - BALSIRING 


P.O. & P.S. - HATIA , 


DIST.- RANCHI , 


PIN - 834003 


- 


JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


# JITENDRA KUMAR UPADHYAY , ANUJ KUMAR UPADHYAY ( 3764 ATH ANUJ 
KUMAR ) का पिता शपथ पत्र सं ० 1620 , दिनांक 24 मार्च , 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा 

) 
पुत्र ANUJ KUMAR UPADHYAY ( जन्म तिथि - 15 मार्च 2005 ) के नाम से जाना जायेगा । 
ANUJ KUMAR UPADHYAY एवं ANUJ KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 

है । 


PRESENT RESIDENT- 


R / O KEDLA PROJECT 01 NO . 


ICHAKDIH , 
P.O. - KEDLA , 
P.S. - MANDU , 
DIST- RAMGARH , 


PIN -825325 


- 


JHARKHAND 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 30 मार्च , 2022 


66 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं NIRAJ KUMAR JHA अन्य नाम NIRAJ KUMAR पिता SATRUDHAN JHA , शपथ 
पत्र सं ० 20 , दिनांक 24 मार्च , 2022 के अनुसार NIRAJ KUMAR JHA के नाम से जाना जाऊँगा | 

NIRAJ KUMAR JHA एवं NIRAJ KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


QR . NO . - 34 , RAMDAS OIL MILL , 


NEAR SHIVA MANDIR , 


MANIFIT , TELCO , JAMSHEDPUR , 


P.O. & P.S. - TELCO , 
DIST.- EAST SINGHBHUM , 


PIN -831004 


JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


> 


मैं MUKTA KIRAN KERKETTA अन्य नाम JATRI KACHUWA एवं MUKTA KIRAN 
JATRI KACHUWA ( KACHHAP ) पति Late AUGUSTINE KERKETTA , शपथ पत्र सं ० 526 , 
दिनांक 22 मार्च , 2022 के अनुसार MUKTA KIRAN KERKETTA के नाम से जानी 

जाऊँगी । 
MUKTA KIRAN KERKETTA , JATRI KACHUWA V MUKTA KIRAN JATRI 
KACHUWA ( KACHHAP ) तीनों एक ही महिला का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


SATRANJI , MUNDA KOCHA , 
P.S.- HATIA , 
P.O. - HULHUNDU , 
DIST.- RANCHI , 
PIN - 835221 


JHARKHAND . 


67 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 30 मार्च , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 


7 


- 


SOMOK SUROJIT BANERJEE , MEGH BANERJEE ( 3704 JH GAUGON 
GOMBHIR BANERJEE ) का पिता शपथ पत्र सं ० 105 , दिनांक 6 मार्च , 2022 के अनुसार घोषणा 

T 
करता हूँ कि मेरा पुत्र MEGH BANERJEE ( जन्म तिथि 11 जून 2009 ) के नाम से जाना 
जायेगा । 

MEGH BANERJEE एवं GAUGON GOMBHIR BANERJEE दोनों एक ही पुरुष का 
नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


FLAT NO . - 6 - CD , 


SHREE GOPAL COMPLEX , 


COURT ROAD 


P.O. - RANCHI , 
P.S. - KOTWALI , 
DIST- RANCHI , 


PIN -834001 


JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


# AFREEN JAHAN अन्य नाम AFRIN JAHAN पति MD . SHAHID HUSSAIN , शपथ 
पत्र सं ० 138 , दिनांक 6 जनवरी , 2021 के अनुसार AFREEN JAHAN के नाम से जानी जाऊँगी । 

AFREEN JAHAN एवं AFRIN JAHAN दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


MILLAT COLONY , 


P.O. & P.S.- KANKE , 


DIST.- RANCHI 


( JHARKHAND ) 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 30 मार्च , 2022 


68 


2 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं MD . SHAHID HUSSAIN अन्य नाम SHAHID HUSSAIN पिता MD . IDRISH , शपथ 
पत्र सं ० 137 , दिनांक 6 जनवरी , 2021 के अनुसार MD . SHAHID HUSSAIN के नाम से जाना 
जाऊँगा । 

MD . SHAHID HUSSAIN एवं SHAHID HUSSAIN दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


MILLAT COLONY , 


P.O. & P.S.- KANKE , 


DIST.- RANCHI 


( JHARKHAND ) 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

, 
झारखण्ड गजट ( साधारण ) 9 -- 50 | 


